सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 फाल्गुन , 1940 ( श० ) 


संख्या- 203 राँची, बुधवार, 


6 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


18 फरवरी, 2019 


- 


संख्या-1/ पी०-103/ 2015 का.-1438-- विशेष सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री विमल, भा.प्र.से. ( झाः 2004) को स्थानान्तरित करते 

हुए 

अगले 
आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , हजारीबाग के पद पर अपने ही 
वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1 /पी०-103 / 2015 का .-1439-- निदेशक , संस्कृति , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री अशोक कुमार सिंह, भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक नगर 
आयुक्त , देवघर नगर निगम के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -1 /पी०-103/ 2015 का .-1440-- सदस्य सचिव , राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग , झारखण्ड के 
पद पर पदस्थापित श्री कमल जॉनलकड़ा, ( झाः 2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री लकड़ा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सदस्य सचिव , राज्य पिछड़ा वर्ग 
आयोग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


2 


खेलकूद एवं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 6 मार्च, 2019 
संख्या-1 /पी०-103/ 2015 का .-1441-- बन्दोबस्त पदाधिकारी , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
श्री दीपक कुमार शाही , भा.प्र.से. ( झाः 2007) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , 
संस्कृति , झारखण्ड (पर्यटन, कला संस्कृति, 

युवा 

कार्य विभाग ) के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1/पी०-103/ 2015 का .-1442-- निदेशक , माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री उमा शंकर सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 2009) ( अतिरिक्त प्रभार- परियोजना निदेशक , सर्व 
शिक्षा अभियान , झारखण्ड) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , झारखण्ड शैक्षिक 
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT ) के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

संख्या-1/पी०-103/ 2015 का .-1443-- उपायुक्त , दुमका के पद पर पदस्थापित श्री मुकेश 
कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2009) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ बन्दोबस्त पदाधिकारी, 

दुमका 

के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या -1/पी०-103/ 2015 का .-1444-- उपायुक्त, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री रविशंकर 
शुक्ला, भा.प्र.से. ( झाः 2012) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या-1/ पी०-103/ 2015 का .-1445-- भारतीय प्रशासनिक सेवा में नवचयनित पदाधिकारी 
डा ० माधव शरण सिंह , सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक निदेशक , भविष्य 
निधि निदेशालय, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। 

2 . श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्य लेखा नियंत्रक , वित्त 
( अंकेक्षण), रजिस्ट्रार , चिट फंड एवं निदेशक , सांख्यिकी के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या -1 /पी०-103/ 2015 का.- 1446-- भारतीय प्रशासनिक सेवा में नवचयनित पदाधिकारी 
श्री प्रभात कुमार , भा.प्र.से. सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , 
स्वास्थ्य , चि ० शि ० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ कार्यकारी निदेशक , झारखण्ड स्टेट 
लेबर वेलफेयर सोसायटी , राँची ( स्वास्थ्य , चि ० शि ० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत ) 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


- 


, 


, 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 203 -- 50 


